निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 228 ) 


2 ज्येष्ठ 1933 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 23 मई 2011 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचना 

23 मई 2011 
सं० एल / एच0जी0 - 1508 / 08 / 9950 - बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के निरीक्षक श्री 
रविन्द्र कुमार सिंह को जिला समादेष्टा ( पुलिस उपाधीक्षक स्तर ) के रिक्त पद पर वेतनमान पी0बी0 - 2 , 
ग्रेड- वेतन ₹5 ,400 में, योगदान की तिथि से, प्रोन्नति देते हुए जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी , 
रोहतास के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
श्री सिंह कैमूर ( भभुआ) जिला इकाई, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 सउद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 228 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


